निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


उक्त 


20 आश्विन 1938 ( श 0 ) 
संख्या 41 पटना , 

बुधवार , 

12 अक्तूबर 2016 (ई 0 ) 

विषय - सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 

भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

पुर: स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 

भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

5-8 भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 

9-10 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग-4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 

11-13 


--- 


आदेश, 


. 


उच्च 


2 


बिहार गजट, 

12 

अक्तूबर 


2016 


भाग -1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


गृह 

विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


3 


श्री विनय कुमार, 


अधिसूचना 

20 सितम्बर 2016 
सं ० 3 / सी0-01-18 / 2007 गृ0 आ0-7550 — विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना एवं मुजफ्फरपुर में कार्यरत 
निम्नलिखित वरीय वैज्ञानिक सहायकों ( अराजपत्रित ) को वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी ( राजपत्रित ) वेतनमान 
पी 0 बी0-2-9300-34800 / - ग्रेड पे0-4600 / - के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए 
इन्हें अगले आदेश तक उनके नाम के सामने अंकित तिथि से औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए इन्हें अगले आदेश तक उनके नाम 
के सामने अंकित विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विभिन्न प्रशाखाओं में पदस्थापित किया जाता है : 

वर्तमान प्रशाखा एवं पदस्थापन 

प्रोन्नति का पद एवं पदस्थापन 
क्र ० 

नाम 
1 . श्रीमती रेखा कुमारी, 

सामान्य रसायन प्रशाखा, पटना । 

वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, सामान्य 
वरीय वैज्ञानिक सहायक । 

रसायन प्रशाखा, पटना 
श्री अनील कुमार , 

विष विज्ञान प्रशाखा, पटना 
2 . 

वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, 
वरीय वैज्ञानिक सहायक । 

विष विज्ञान प्रशाखा, पटना 
आग्नोयास्त्र प्रशाखा, पटना 

वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी , 
वरीय वैज्ञानिक सहायक । 

आग्नेयास्त्र प्रशाखा, पटना 
श्री नयन ओझा, 

आग्नेयास्त्र प्रशाखा, पटना 
4 

वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, 
वरीय वैज्ञानिक सहायक । 

आग्नेयास्त्र प्रशाखा, पटना 
श्रीमती हिरण वाला सिन्हा, वरीय आग्नेयास्त्र प्रशाखा, पटना 
5 . 

वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, 
वैज्ञानिक सहायक । 

आग्नेयास्त्र प्रशाखा, पटना 
श्री राम प्रपन्न ओझा, 

आग्नेयास्त्र प्रशाखा, पटना 
6 . 

वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, 
वरीय वैज्ञानिक सहायक । 

फोटो प्रशाखा, पटना 
श्री सुनील कुमार सिंह, 

भौतिकी प्रशाखा, पटना 

वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, 
वरीय वैज्ञानिक सहायक । 

भौतिकी प्रशाखा, मुजफ्फरपुर 
श्री विनोद कुमार पाल , 

आग्नेयास्त्र प्रशाखा, पटना वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, 
वरीय वैज्ञानिक सहायक । 

भौतिक प्रशाखा, पटना 
9 . श्री विजय कुमार , 

जीव विज्ञान प्रशाखा, मुजफ्फरपुर | वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी , 
वरीय वैज्ञानिक सहायक । 

जीव विज्ञान प्रशाखा, मुजफ्फरपुर 
श्री अवनिकान्त त्रिवेदी, 

जीव विज्ञान प्रशाखा, 
10 . 

वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, 
वरीय वैज्ञानिक सहायक । 

पटना 

जीव विज्ञान प्रशाखा, पटना 
11 . श्री अजय कुमार, 

सीरम प्रशाखा, पटना 

वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, 
वरीय वैज्ञानिक सहायक । 

सीरम प्रशाखा, पटना 
सभी नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को उनके योगदान की तिथि से ही प्रोन्नत पद का आर्थिक लाभ दिया जायेगा । 

3. यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0 पी 0 ( सी ०) सं0–29770 
/ 2015 - बिहार सरकार बनाम् सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा । 
4. प्रस्ताव में विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
गिरीश मोहन ठाकुर , अवर सचिव । 


7 . 


8 . 


बिहार गजट , 


12 


अक्तूबर 2016 


3 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

4 अक्तूबर 2016 
सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016-3788 / वा 0 कर — डा 0 मोहनाथ मिश्रा, वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त प्रभारी, समेकित जॉच चौकी डोभी , गया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त , मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

डा 0 मिश्रा द्वारा स्थानान्तरण हेतु अभ्यावेदन दिया गया था अतः श्री मिश्रा को स्थानान्तरण यात्रा 
भत्ता देय नहीं होगा । 

सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016-3789 / वा 0 कर — श्री अयोध्या पासवान , वाणिज्य - कर संयुक्त 
आयुक्त (प्रशासन ), दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त , 
( अपील) भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016–3790 / वा 0 कर श्री विपिन कुमार सिंह, वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त (प्रशासन), पटना पश्चिमी प्रमंडल , पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त, प्रभारी, समेकित जांच चौकी, डोभी, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016-3791 / वा ० कर — श्री अशोक कुमार शर्मा, वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त ( अपील), भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त , (प्रशासन ) दरभंगा प्रमंडल, दरंभगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016-3792 / वा 0 कर श्री विनोद कुमार , वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्त 
(प्रशासन ), तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त , 
( अंकेक्षण) दरभंगा प्रमंडल, दरंभगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016–3793 / वा 0 कर — श्री शंभू कुमार सिंह , वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त ( अंकेक्षण), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्त , 
(प्रशासन ) तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ०6 / गो0-34-5 / 2016-3794 / वा ० कर — श्री शंकर कुमार मिश्र, वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त , वसूली कोषांग , केन्द्रीय प्रमंडल, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त , (प्रशासन) पटना प्रमंडल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016-3795 / वा 0 कर श्री ज्योतिन्द्र कुमार, वाणिज्य कर उपायुक्त , 
मुख्यालय, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, पटना पश्चिमी 
अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016-3796 / वा ० कर श्री योगेन्द्र प्रसाद , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर 
सहायक आयुक्त , बेतिया अंचल , बेतिया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
मधुबनी अंचल, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016-3797 / वा ० कर — श्रीश्री कैसर तौहिद, नवप्रोन्नत वाणिज्य कर 
सहायक आयुक्त , मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016-3798 / वा 0 कर 

श्री अनिल कुमार, नवप्रोन्नत वाणिज्य - कर 
सहायक आयुक्त , सारण अंचल, छपरा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, 
दरभंगा अंचल, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016-3799 / वा 0 कर — श्री गोपाल प्रसाद , नवप्रोन्नत वाणिज्य कर 
सहायक आयुक्त , भागलपुर अंचल, भागलपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, गया अंचल, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016-3800 / वा 0 कर श्री 

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय , वाणिज्य कर 
पदाधिकारी, दरभंगा अंचल , दरभंगा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, कटिहार 
अंचल , कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अजीत कुमार राम, उप - सचिव । 


4 


बिहार गजट, 


12 

अक्तूबर 


2016 


परिवहन विभाग 


- 


. 


अधिसूचनाएं 

30 सितम्बर 2016 
सं 0 05 / स्था ० ( डी 0 टी 0 ओ 0) -30 / 2013-5917 / परि० — परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना 
संख्या -3103 दिनांक 30.06.2016 द्वारा श्री निरंजन कुमार वर्णवाल , जिला परिवहन पदाधिकारी , जहानाबाद का स्थानांतरण 
अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पद पर कर दिया गया है । जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक -1650 दिनांक 
09.09.2016 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी , जहानाबाद का प्रभार सौपने के लिए श्री उदय कुमार सिंह, जिला प्रबंधक , राज्य 
खाद्य निगम, जहानाबाद सहित कुल 2 ( दो ) पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध करायी गई है । 

जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गई 2 ( दो ) पदाधिकारियों की सूची में से श्री उदय कुमार सिंह, 
जिला प्रबंधक , राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) एवं बिहार मोटर वाहन 
करारोपण अधिनियम 1994 की धारा -3(तीन ) में निहित प्रावधानों के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्यों के 
अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है । यह आदेश तत्कालिक 
प्रभाव से लागू होगा । 

परिवहन विभाग की उपरोक्त अधिसूचना संख्या -3103 दिनांक 30.06.2016 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी , 
जहानाबाद के पद पर स्थानांतरित श्री ब्रजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा के स्थानांतरण को स्थगित किया 
जाता है । 
3. स्थानांतरण संबंधी उपरोक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0 ) अस्पष्ट , विशेष सचिव । 


30 सितम्बर 2016 
सं 0 05 / स्था 0( डी 0 टी 0 ओ 0) -30 / 2013-5918 / परि० — परिवहन विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना 
संख्या -4708 दिनांक 21.09.2016 द्वारा श्री आलोक कुमार, बि 0 प्र 0 से0 ,वरीय उप समाहर्ता, लखीसराय को जिला परिवहन 
पदाधिकारी, लखीसराय का अतिरिक्त प्रभार सुपुर्द किया गया था । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा श्री कुमार का अन्यत्र 
स्थानांतरण कर दिया गया है । जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक -447 दिनांक 20.08.2016 द्वारा जिला परिवहन 
पदाधिकारी, लखीसराय का प्रभार सौंपने के लिए श्री राजेश कुमार, जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , लखीसराय सहित कुल 3 
( तीन) पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध करायी गई है । 

जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा उपलब्ध करायी गई 3 पदाधिकारियों की सूची में से श्री राजेश कुमार, 
बि 0 प्र0 से0, जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा -213(1) एवं बिहार मोटर 
वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा -3( तीन) में निहित प्रावधानों के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्यों 
के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है । यह आदेश 
तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0 ) अस्पष्ट , विशेष सचिव । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

30 सितम्बर 2016 
सं ० ई2-02-36 / 2010- 39— श्री प्रशांत शेखर , अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मु०), निर्वाचन विभाग , बिहार , पटना को दिनांक 
30.06.2016 से दिनांक 14.07.2016 तक कुल 15 (पन्द्रह ) दिनों का उपार्जित अवकाश बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 240 एवं 248 के तहत् 
स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

सोहन कुमार ठाकुर, 
संयुक्त सचिव - सह - संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार | 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 30-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 12 अक्तूबर 2016 


5 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

शुद्धि - पत्र 

5 अक्तूबर 2016 
सं ० 6 / गो0-34-5 / 2016-3801 — विभागीय अधिसूचना संख्या -6 / गो0-34-5 / 2016 
-3794 दिनांक 04.10.2016 में अंकित वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), पटना प्रमंडल , पटना के 
स्थान पर वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन ), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना पढ़ा जाय । 
2. शेष यथावत् रहेगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अजीत कुमार राम, उप - सचिव । 


अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, 
ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य अंचल , गया । 


कार्यालय आदेश 

24 अगस्त 2016 
सं ० 1430 - श्री लालमोहन कुमार, पिता - स्व 0 नन्हकु पासवान ( आदेशपाल ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, 
गया ) ग्राम - रानी बिगहा, पो 0 - उतरैन , थाना - टिकारी जिला - गया को जिला अनुकंपा समिति, गया की बैठक दिनांक 29.07 . 
2016 की कार्यवाही - सह - पठित ज्ञापांक -1222 / स्था गया , कार्यवाही के कमांक संख्या -21 के द्वारा चतुर्थ वर्ग में चयन के 
उपरान्त उक्त आदेश के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया में कार्यालय परिचारी के रिक्त पद के विरुद्ध 
वेतन बैण्ड - 5200-20,200 ग्रेड पे0-1800 में सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत जीवन - यापन भत्ता एवं अन्य अनुमान्य 
भत्तों सहित अनुकंपा के आधार पर औपबंधिक रुप से नियुक्त किया जाता है । 

यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी / औपबंधिक है एवं उच्चाधिकारी की संपूष्टि नहीं प्राप्त होने पर या किसी प्रकार के 
विवाद होने पर बगैर कारण बताये एवं बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है । 

3. श्री लालमोहन कुमार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात पिता - स्व 0 नन्हकु पासवान ( आदेशपाल ग्रामीण कार्य 
विभाग , कार्य प्रमंडल , गया ) ( मृत सरकारी सेवक ) के आश्रित परिवार / आश्रितों के भरण - पोषण का पूर्णतः दायित्व होगा । 

4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण -पत्र 
प्रस्तुत करना होगा । 

योगदान के समय शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण - पत्रों को मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा । 

6. औपबंधिक पदधारक द्वारा समर्पित किये गये किसी सूचना / कागजात में त्रुटि पाये जाने पर सेवा स्वतः समाप्त हो 
जायेगी , अथवा एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए बर्खास्त कर दिया जायेगा । 

7. योगदान के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा । 

योगदान के पश्चात अंशदान की कटौती नई अंशदायी पेंशन योजना के तहत की जायेगी । 

9. पत्र निर्गत की तिथि से पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर योगदान करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः 
रद्ध समझा जायेगा । 


आदेश से , 


( ह 0) अस्पष्ट, अधीक्षण अभियंता, 
ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य अंचल , गया । 


6 


बिहार गजट, 


12 

अक्तूबर 


2016 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

26 अगस्त 2016 
सं ० एसीस-01 / नि0-81 / 2011-682 — कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा -87 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ,कुर्जी होली फैमिली अस्पताल, सदाकत आश्रम, पटना -800010 के कार्यरत कर्मियों को 
दिनांक 08.09.16 से दिनांक 07.09.17 ( एक वर्ष) तक उक्त अधिनियम में निहित संगत प्रावधानों के प्रवर्तन से विमुक्ति प्रदान 
करते हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शैलेश कुमार, संयुक्त सचिव । 


कला संस्कृति एवं युवा विभाग 


1 


2 


3 . 


अधिसूचना 
30 सितम्बर 2016 

बिहार कला पुरस्कार 
सं0 2 / य.1-14 / 2007 ( खण्ड) 22 — सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग , बिहार, पटना 
द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 हेतु चाक्षुष एवं प्रदर्श कला की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान देनेवाले 
निम्नांकित कलाकारों को बिहार कला पुरस्कार एवं सम्मान के लिए चयनित किया जाता है: 

(1) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 
( क ) चाक्षुष कला के क्षेत्र में 
क्र ० पुरस्कार का नाम वर्ग 

चयनित कलाकार का नाम 
3 

4 
1 . राधा मोहन 

वरिष्ठ श्री शैलेन्द्र कुमार, फ्लैट नं0 - ए / 202, पो 0 - बी.भी. कॉलेज , शेखपुरा , 
पुरस्कार ( समकालीन 

( समकालीन आर्ट पटना- 800015, मो0- 9431412655 , 9572065566 
फोटोग्राफी कला) 

युवा श्री इन्द्रदेव कुमार भारती, राजकुमार नगर, रोड नं0-24, दण्डीबाग रोड 

पो 0 - चांदचौरा( गया )-823001, मो- 9934107165 
2 . कुमुद शर्मा 

वरिष्ठ सुनिता गुप्ता (डिन्डा) ग्राम - अमनौर सोनारपट्टी, पो0- अमनौर, जिला 
पुरस्कार समकालीन कला के 

छपरा, मो0-9122395133 
क्षेत्र में (महिला कलाकार) युवा नेहा नुपूर, शारदा 107, एम.आई.जी.एच. कंकड़बाग कॉलोनी, पटना -20, 

मो0-8986364983 
सीता देवी पुरस्कार 

वरिष्ठ श्री मनोज कुमार पंडित , मो o- मोहद्दीनगर, पो 0 - मिरजानहाट थाना 
( लोक कला) 

-मोजाहिदपुर , प्रखंड- जगदीशपुर , जिला –भागलपुर- 812003 , 

मो0-9263792023 
युवा साधना देवी, श्री जितेन्द्र राम, केन्दीय विद्यालय , दानापुर कैन्ट कैम्पस , 

जिला - पटना मो0-8521487890 
दिनकर पुरस्कार ( चाक्षुष कला वरिष्ठ रिक्त 
लेखन ) 

युवा श्री राकेश लाल बिहारी , पिता -बांके लाल बिहारी , ग्राम- महुआ सिंहराय, 

पो 0+ थाना - महुआ, जिला - वैशाली, बिहार- 844122, मो0-9955678199 
( ख ) प्रर्दश कला के क्षेत्र में 

पं 0 रामचतुर मल्लिक पुरस्कार वरिष्ठ पं 0 रघुवीर मल्लिक , हरेराम सदन, वाचस्पितनगर, संदलपुर , महेन्द्रु, पटना, 
( शास्त्रीय गायन ) 

मो0-8409097491 
युवा कुमारी अभिलाषा, पिता - संजीव प्रसाद, मकान सं0-6, रोड नं0-5, 
एस0 के 0 नगर, पटना -1 , 

मो -7277160732 
वरिष्ठ श्री नीलेश्वर मिश्र ( नीलेश ) मु ० - सालिमपुर अहरा , गली नं0-1 , 
पुरस्कार (रंगमंच ) 

पो - कदमकुआँ-03, मो -9801392020 
युवा श्री बिजेन्द्र कुमार टाक बिरजू , पिता - धीर सिंह बाल्मिकी, 

1/1, नन्दनगर कॉलोनी, सैदपुर , पटना-16, मो0-983549882 
3. विन्ध्यवासिनी देवी 

वरिष्ठ श्री भरत सिंह भारती पिता - स्व ० सत्यनारायण सिंह 
पुरस्कार (लोक गायन) 

ग्राम – नोनउर, पो 0 - करवासीन, जिला- भोजपुर, मो -9973599770 
युवा मिन्टु रानी, ग्राम + पो 0 - रहिमपुर, थाना + जिला- वैशाली, मो0-9525229082 


4 . 


1 . 


2 . 


भिखारी ठाकुर 


बिहार गजट, 12 अक्तूबर 2016 


7 


1 


4 . 


5 . 


6 . 


क्र ० पुरस्कार का नाम वर्ग 

चयनित कलाकार का नाम 
2 3 

4 
रामेश्वर सिंह कश्यप पुरस्कार वरिष्ठ शाह हसन इमाम , 403 सी .1, फरहान , इंक्लेव, आशियाना रोड, 

समनपुरा, 
( प्रदर्श कला लेखन ) 

राजाबाजार, पटना-14 , मो0-9308614272 
युवा श्री मृत्युंजय शर्मा, द्वारा - माध्यमिक शिक्षक प्रेस, जमाल रोड, पटना -1 

मो0-9334442401 
विस्मिल्लाह खां पुरस्कार (वाद्य वरिष्ठ श्री अर्जुन कुमार चौधरी, अशोक नगर रोड नं0-9 कंकड़बाग, पटना -20, 
वादन ) 

मो0-9334144645 
युवा श्री नन्दन कुमार ठाकुर पिता –बिजय कुमार ठाकुर, डी -9, फेज -1, 

आकाशवाणी कॉलोनी, छज्जुबाग, पटना -1, मो0- 9934029110 
अम्बपाली पुरस्कार ( शास्त्रीय वरिष्ठ श्रीमती सोमा चक्रवर्ती, फ्लैट नं0-303, चंद्रम अपार्टमेंट , जगत नारायण 
नृत्य / लोकनृत्य 

रोड, पटना -3, मो0- 9934907083 
युवा श्री राजीव रंजन, पिता - स्व 0 राजेन्द्र प्रसाद पासवान, शिवपुरी चौक नहर 

पर, देवी स्थान, अनिसाबाद , पटना -2, मो०- 9608222917 
( ग) प्रदर्श कला के लिए ( राष्ट्रीय 

पं 0 प्रेम कुमार मल्लिक , 22 / 9ए / 1 ए, एम० एज 0 हसन मार्ग, 12 कटरा 
स्तर) राष्ट्रीय सम्मान 

रोड, इलाहाबाद -211002 मो0-9415634281 
( घ) चाक्षुष कला के लिए ( राष्ट्रीय 

श्री विवान सुन्दरम्, दिल्ली, मो0-09810277897 
स्तर) राष्ट्रीय सम्मान 
( ड ) लाईफ टाईम एचीवमेंट सम्मान प्रदर्श डॉ 0 शंकर प्रसाद , 306, महादेवी एपार्टमेंट, काशीनाथ लेन, पूर्वी 

कला लोहानीपुर, कदमकुंआ, पटना, मो0- 9835056266 
चाक्षुष श्री जय नारायण सिंह, ( मूर्तिकार) सिल्पालय, 90 फीट रोड, तारा 

कला अपार्टमेंट के बगल में कॉटिल्या नगर पटना -23, मो0-9334128234 
(2) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 
( क ) चाक्षुष कला के क्षेत्र में 
क्र ० पुरस्कार का नाम 

वर्ग चयनित कलाकार का नाम 

वरिष्ठ श्री बिनोद कुमार, सरयू कुंज, एस.बी.आई. ए.टी.एम. के बगल में गैस 
पुरस्कार ( समकालीन आर्ट गोदाम , बाजार समिति रोड , राजेन्द्र नगर, पटना -16, मो0- 9431812321, 
फोटोग्राफी कला) 

9431426896 
युवा मो0 सुलेमान, अम्बेदकर नगर, वार्ड नं0-06, पो 0 - दलसिंहसराय, 

समस्तीपुर- 848114 बिहार, मो0-9798866566 
2. 

वरिष्ठ श्रीमती राखी कुमारी, सहायक प्राध्यापक , पटना आर्ट कॉलेज, पटना, 
पुरस्कार - समकालीन कला के 

मो0-9234889914 
क्षेत्र में ( महिला कलाकार) युवा । सुश्री ममता केसरी, राजु मेडिकल हॉल , मेन रोड, बीबीगंज , दानापुर कैन्ट , 

पटना-801503, मो०- 9693827269 

वरिष्ठ शिल्पी रामचन्द्र राम, ग्राम - चांदपुर, (धमौन ), पो 0- हसनपुर गुर्दा, 
( लोक कला) 

थाना - पटोरी, जिला - समस्तीपुर -844506, मो0-9631338422 
युवा ज्योति सिन्हा, पिता - श्री विरेन्द्र कुमार लाल, ग्राम + पो 0 - चंगेल, 

थाना - कटरा , जिला- मुजफ्फरपुर -883360 , मो0-9525233323 
दिनकर पुरस्कार ( चाक्षुष कला वरिष्ठ रिक्त 
लेखन) 

युवा 

रिक्त 
( ख ) प्रर्दश कला के क्षेत्र में 

पं 0 रामचतुर मल्लिक पुरस्कार | वरिष्ठ श्री राजीव सिन्हा, 78/40, आफिसर्स फ्लैट, बेली रोड , पटना, 
( शास्त्रीय गायन) 

मो0-9431860606 
युवा 

रिक्त 

वरिष्ठ श्री विश्वजीत कुमार सिंह , टी 0एन 0 सिंह कॉलोनी, रामनगर, पो0 
पुरस्कार (रंगमंच) 

पोलिटेक्निक , जिला - पूर्णिया, बिहार- 854303, मो0-7549250976 
युवा उज्ज्वला गांगुली, बिहार आर्ट थियेटर, कालीदास रंगालय, दक्षिण पूर्वी 

गांधी मैदान , पटना -800004, मो0- 9835256010 


1 . 


राधा मोहन 


कुमुद शर्मा 


3 . 


सीता देवी पुरस्कार 


4 . 


1 . 


2 . 


भिखारी ठाकुर 


8 


बिहार गजट , 

12 

अक्तूबर 


2016 


3 . 


4 . 


क्र ० पुरस्कार का नाम वर्ग 

चयनित कलाकार का नाम 
1 2 3 

4 
विन्ध्यवासिनी देवी पुरस्कार | वरिष्ठ श्रीमती रेखा झा , मकान सं0-75, रोड नं0-14 बी. पूर्वी अशोक नगर , 
( लोक गायन ) 

कंकड़बाग , पटना -800020, मो0- 9308479113 
युवा श्री 

रामकृष्ण 

सिंह , 
द्वारा स्व 0 रामअवतार सिंह , अवकाश प्राप्त आरक्षी उपाधीक्षक , गोलघर, 

गंगा किनारे, पटना -800001, मो 0 सं0-9835046750 
रामेश्वर सिंह कश्यप पुरस्कार | वरिष्ठ रिक्त 
( प्रदर्श कला लेखन ) 

युवा 

रिक्त 
5 . विस्मिल्लाह खां पुरस्कार (वाद्य | वरिष्ठ श्री राजकुमार मांझी, पिता - बुधन मांझी, ग्राम - छोटपुर, पो 0 -जिराय, 
वादन ) 

थाना +जिला - सीवान , मो 0 सं0-9771995561 
युवा ऋचा कुमारी, पिता - श्री कृष्णा जी राय, ग्राम - कोन्हवां मोड़, पो 0 - पसरमा , 

जिला - गोपालगंज -841428, मो 0 सं0- 8969096253 
6 . अम्बपाली पुरस्कार ( शास्त्रीय वरिष्ठ श्रीमती तमाल पात्रा, पति - श्री निरंजन बिस्वाल, पो 0 -पंडुआ भाया - राहमा , 
नृत्य / लोकनृत्य 

जिला- जगतसिंहपुर, ओड़िसा- 754140 , मो0-09386344981 
युवा श्री विजय कुमार मिश्रा, राजेन्द्र नगर, रोड नं0–2, पो0+ 

थाना - कदमकुआ, पटना-800016, मो 0 सं0- 9835829441 
( ग) प्रदर्श कला के लिए ( राष्ट्रीय 

श्री सी 0 एल 0 दास, लोहानीपुर, पटना, 
स्तर ) राष्ट्रीय सम्मान 
( घ) चाक्षुष कला के लिए ( राष्ट्रीय 

श्री हिम्मत शाह ( मूर्तिकला), जयपुर ( राजस्थान) 
स्तर) राष्ट्रीय सम्मान 
( ड) लाईफ टाईम एचीवमेंट सम्मान प्रदर्श डॉ नागेन्द्र प्रसाद मोहिनी ( शास्त्रीय नृत्य कथक ) 

कला 35 , नेहरु पंजाबी कॉलोनी, चितकोहरा, अनिसाबाद, पटना-800002 , 

मो0-9955432492 
चाक्षुष बाबा दाय , (माली कला) 

कला ग्राम + पो o- श्रीपुर , अंचल – भवानीपुर, जिला- पूर्णियाँ, मो 0 सं0-9572858504 
उक्त दोनों वित्तीय वर्ष के लिए चयनित कलाकार को पुरस्कार के रूप में सम्मान राशि के साथ स्मृति चिन्ह, मोमेंटों, 
प्रमाण - पत्र, अंगवस्त्र आदि प्रदान किये जायेंगे । वरिष्ठ एवं युवा पुरस्कार के लिए राशि क्रमशः 51,000 / - (एकावन हजार ), 
र 25,000 / - (पच्चीस हजार) रूपये निर्धारित है तथा सभी सम्मानों हेतु सम्मान राशि प्रति कलाकार र 1,00,000 / - (एक 
लाख) रूपये हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राज कुमार झा , उप - सचिव । 


- 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 30-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 12 अक्तूबर 2016 


9 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No. 1166- I, PARUL D / O Awadh kumar , R/ O Kali Asthan, PO Begampur, PS Chowk dist . 
Patna vide Affidavit no 4857 Dated 15.07.16 shall be known as PARUL ROY for all future purposes. 


PARUL. 


सं ० 1167 - मैं , पारूल कुमारी, पिता - रमेश प्रसाद , निवास बिहारी कुंज, मखनिया कुआँ पटना शपथ पत्र सं ० 915 
दिनांक 16.12.15 से मैं पारूल प्रसाद के नाम से जानी जाऊंगी । 

पारूल कुमारी । 
No. 1167 - I, PARUL KUMARI D.o Late Ramesh Parsad R/ o Bihari Kunj Makhanina Kuan, 
Patna Vide Affidavit no . 915 Dated 16.12.15 Shall be known as Parul Prasad . 


PARUL KUMARI. 


सं ० 1168 — मैं शिवशंकर प्रसाद, सुपुत्र श्री दिनेश कुमार सिन्हा, निवासी दक्षिणी अशोक नगर रोड नंबर 8 ए 
कंकरबाग पटना घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र संख्या 16021 दिनांक 08.09.2016 द्वारा मैंने अपने पुत्र शिवम् के 
नाम में टाइटल “सिन्हा ” जुड़वाया है अब से शिवम्, “शिवम् सिन्हा ” के नाम से जाना जायेगा । 

शिवशंकर प्रसाद । 


No. 1168 - I, SHIV SHANKAR PRASAD, S / O Shri Dinesh Kumar Sinha, R/ O South Ashok 
Nagar, Road No.8A, Kankarbagh, Patna-800020 declare that vide Affidavit No. 16021 dated 08.09.2016, 
title “ Sinha ” has been added in my son name Shivam , now onwards my Son “ SHIVAM ” shall be known 
as “ SHIVAM SINHA ” . 

SHIV SHANKAR PRASAD . 


No. 1169 — I, VIKSIT JAIPURIYAR , S / O VINAY KUMAR R/ o . C / O Late Bharat Pd. Sinha , 
NANDINI, West Lane of Shakti Shiv Mandir, Kadamkuan , Patna -800003 , DOB -26.10.1988 declare 
that , I have changed my name from Viksit to VIKSIT JAIPURIYAR Vide Affidavit no. 0813 Dated 
07.09.2016. 


VIKSIT JAIPURIYAR . 


10 


बिहार गजट, 


12 


अक्तूबर 

2016 


सं ० 1170_मैं , पुजा पति श्री आशीष रंजन, पूनम निवास A / 11A प्रणामी पथ, गाँधी नगर एस ० के ० पुरी पटना -1 
अब शपथ पत्र सं ० 2129 , दिनांक 04.07.16 के अनुसार सभी कार्यों के लिए पुजा सिंह के नाम से जानी जाऊँगी । 


पुजा । 


No. 1171 - I , RASHMIKAR S/ O Awadh kumar , R/ O Kali Asthan, PO Begampur , PS Chowk 
Dist. Patna vide affidavit no 4856 Dated 15.07.16 shall be known as RASHMIKAR ROY for all 
purposes. 


RASHMIKAR . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 30-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 12 अक्तूबर 2016 


11 


बिहार गजट 


का 


प्राधिकारी द्वारा 


पूरक ( अ 0 ) 
द्वारा प्रकाशित 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचना 

1 सितम्बर 2016 
सं ० 3 / अ0 प्र0-1-116 / 2009 / 2703 — श्री बिन्दु कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, 
नरकटियागंज- सह- सहायक अभियंता, एन ० आर ० ई ० पी ०, बेतिया को उनके पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2002 से 2007 
तक विभिन्न योजनाओं में अनियमितता बरतने, सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन नहीं करने , राशि का गबन करने एवं 
अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने जैसे आरोपों के लिए अधिसूचना संख्या 614 - सह पठित - ज्ञापांक 615 दिनांक 20.01.2011 
द्वारा निलंबित करते हुए श्री कुमार का मुख्यालय अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार , पटना का कार्यालय निर्धारित 
किया गया । श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र क गठित कर संकल्प ज्ञापांक 2865 अनु ० दिनांक 07.03.2011 द्वारा 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत श्री राम प्रवेश कुमार 
सिंह, अभियंता प्रमुख के सचिव, प्रावैधिक , ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

2. उक्त मामले में शिकारपुर थाना कांड सं ० 43/08 दिनांक 21.02.2008 दर्ज होने के उपरांत श्री कुमार बिना 
किसी सूचना के दिनांक 01.03.2008 से फरार हो गये । इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने निलंबन अवधि में 
निर्धारित मुख्यालय में न तो योगदान दिया गया और न ही वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए । आरोपित 
पदाधिकारी को विभागीय पत्रों एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी निर्धारित मुख्यालय में योगदान देने एवं संचालन पदाधिकारी 
के समक्ष उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया । 

3. कालांतर में श्री राम प्रवेश कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख के सचिव , प्रावैधिक - सह - संचालन पदाधिकारी का 
स्थानांतरण होने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश सं ० 100 - सह पठित - ज्ञापांक 5780 दिनांक 27.03.2012 द्वारा श्री चन्द्रशेखर 
साहू, अधीक्षण अभियंता, शोध एवं विकास , ग्रामीण कार्य विभाग , बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया । श्री 
कुमार द्वारा अबतक निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय एवं संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण 
अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया गया । 

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में स्पष्ट मंतव्य अंकित नहीं रहने के आलोक में संचालन 
पदाधिकारी को श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों के संदर्भ में अपना स्पष्ट अभिमत अंकित करने का अनुरोध किया गया । 
संचालन पदाधिकारी द्वारा इस आधार पर भी कि आरोपित पदाधिकारी को बार -बार सूचित किये जाने के बावजूद उनके 
समक्ष उपस्थित नहीं हुए, गठित आरोपों को प्रमाणित मानते हुए श्री कुमार के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की 
गयी । 

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर किये जाने के उपरांत यह पाया गया कि 
श्री कुमार लगातार पाँच वर्षों से फरार / अनुपस्थित है । विभाग द्वारा श्री कुमार को पुनः अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 

प्रेस 
विज्ञप्ति के माध्यम से अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय (निर्धारित मुख्यालय ) में योगदान देने 
हेतु सूचित किया गया । 

श्री 

कुमार के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके अधिवक्ता के माध्यम से विभागीय पत्रांक 4293 दिनांक 
25.11.2014 द्वारा कारण पृच्छा की गयी कि पाँच वर्षों से अधिक अवधि तक लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में क्यों नहीं 


- 


12 


बिहार गजट, 

12 

अक्तूबर 


2016 


उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाय । परंतु श्री कुमार द्वारा कोई स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित नहीं किया गया और न ही 
वे उपस्थित हुये । 

7. CWJC संख्या 779/2014 (बिन्दु कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 
10.03.2015 को पारित आदेश के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक 17.03.2015 को विभाग में योगदान देने हेतु अभ्यावेदन 
समर्पित किया गया । 

8. श्री कुमार द्वारा समर्पित योगदान को स्वीकृत करते हुए विभागीय पत्रांक 3179 अनु ० दिनांक 08.09.2015 द्वारा श्री 
कुमार से विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 
2005 के नियम 18 (3) के तहत द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । 

9. श्री कुमार के विरूद्ध उक्त दण्ड प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक 2040 
अनु ० दिनांक 11.06.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से सहमति / परामर्श उपलब्ध कराने का अनुरोध किया 
गया, जिसके आलोक मे आयोग के पत्रांक 1034 दिनांक 10.07.2015 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री 
महोदय के अनुमोदन की आवश्यकता बतायी गयी । श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय 
का अनुमोदन प्राप्त किया गया जिसकी प्रति विभागीय पत्रांक 1524 अनु ० दिनांक 04.05.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग 
को भेजी गयी । 

10. श्री कुमार के पत्रांक 110 दिनांक 10.02.2016 द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग को उपलब्ध करायी गयी, 
जिसकी विभागीय समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) ( संशोधित) नियमावली, 2007 के नियम 14(xi) के तहत वृहत दंड के रूप में सेवा से बर्खास्त 
की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया । 

11. सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध शास्ति अधिरोपन के बिन्दु पर बिहार लोक सेवा 
आयोग, बिहार, पटना से परामर्श की मांग की गयी । बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1274 लो ० से ० आ ० दिनांक 25.07. 
2016 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध उक्त विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी । 

12. तत्पश्चात विभागीय ज्ञापांक -2652 दिनांक 29.08.2016 द्वारा श्री बिन्दु कुमार , तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, 
नगर परिषद, नरकटियागंज - सह - सहायक अभियंता, एन ० आर ०ई ० पी ०, बेतिया, सम्प्रति निलंबित , मुख्यालय, अभियंता प्रमुख का 
कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को वृहत दंड के रूप में सेवा से बर्खास्त की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव 
पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु संलेख मंत्रिपरिषद को प्रेषित किया गया । 

13. मंत्रिपरिषद की दिनांक 30.08.2016 को आहूत बैठक में उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी । 

14. अतएव उक्त आलोक में श्री बिन्दु कुमार , तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी , नगर परिषद, 
नरकटियागंज - सह - सहायक अभियंता, एन ० आर० ई ० पी ०, बेतिया, सम्प्रति निलंबित , मुख्यालय , अभियंता प्रमुख का कार्यालय, 
ग्रामीण कार्य विभाग , बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) ( संशोधित) नियमावली, 2007 के 
नियम 14 (xi ) के तहत वृहत दंड के रूप में सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
नरेन्द्र कुमार झा , अपर सचिव । 


सं ० कारा / नि 0 को ० ( अधी ०)-01-01 / 2015–6184 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा ) 


संकल्प 

5 अक्तूबर 2016 
चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री राकेश कुमार , तत्कालीन अधीक्षक , उपकारा, 
रोसड़ा सम्प्रति अधीक्षक , मंडल कारा, जमुई के विरूद्ध उनके उपकारा, रोसड़ा में पदस्थापन काल में विपत्र 
संख्या -113 / 11-12 से संबंधित सभी 09 अभिश्रवों का विधिवत् संधारण नहीं करने एवं सरकारी राशि का नियमानुकूल व्यय 
नहीं किये जाने का आरोप प्रतिवेदित है । 

श्री कुमार का यह कृत्य गंभीर वित्तीय अनियमितता, कदाचार एवं सरकारी निर्देशों के उल्लंघन का द्योतक है , जैसा 
कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है । 

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, उपकारा, रोसड़ा सम्प्रति अधीक्षक , मंडल 
कारा, जमुई के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय । 

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 
2005 के नियम 17 (2) के तहत् संयुक्त विभागीय जाँच आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल , मुंगेर को संचालन पदाधिकारी तथा वृत्ताधीक्षक , 
विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


बिहार गजट , 12 अक्तूबर 2016 

13 
4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु , जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 
6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजीव वर्मा,संयुक्त सचिव - सह - निदेशक (प्र ० ) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 30-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


